सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 पौष , 1943 ( श ० ) 


संख्या -10 राँची , सोमवार , 


17 जनवरी , 2022 ( ई ० ) 


) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
1 जनवरी , 2022 


> 


संख्या -15 / विविध - 01-02 / 2021 का०-02 -- श्री कमलेश्वर कान्त वर्मा , सेवानिवृत्त कार्यपालक 
निदेशक , झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड , राँची को प्रबंध निदेशक , झारखण्ड ऊर्जा संचरण 
निगम लिमिटेड ( JUSNL ) के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से 02 ( दो ) वर्षों अथवा अगले 
आदेश तक , जो पहले हो , के लिए नियुक्त किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 10 -- 50 


